PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 17 , 2014 (JYST. 27 , 1936 SAKA ) 


767 


सिंचाई विभाग 


घोषणा 


दिनांक 5 जून , 2014 


क्रमांक 5271/ 268- WP.— क्योंकि, हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचेलिखी गई विनिर्दिष्ट भूमि जो कि सरकार 
को सार्वजनिक खर्चपर, कोटड़ा माइनर के विस्तार हेतु बुर्जी नं 0 22900 से 35208 तक अधिगृहीत की जानी है । इसमें ग्राम कोटड़ा, तहसील 
एवं जिला कैथल की भूमि ली जानी अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना धारा 4 के तहत हरियाणा सरकार के राजपत्र क्रमांक 9302/ 268- WP. 
दिनांक 2 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हो चुकी है । 


एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि नीचे दिए गए विवरणानुसार स्थान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 की व्यवस्था के अधीन उन सभी को सूचनार्थ घोषित किया जाता है, जो इससे 
सम्बन्धित हैं । 


भूमि के नक्शे तथा अन्य विवरण जिला राजस्य अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, अम्बाला तथा कार्यकारी अभियन्ता, पूण्डरी जल 
सेवाएं मण्डल , कैथल के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखे जा सकते है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ० 


किला नं ० 


नं ० 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भूमि की एक पट्टी जो कि नक्शे 
में दिखाई गई है, जिसके खसरा 
नं ० वकिला नं ० नीचे दर्शाए 


गए हैं 


कैथल 


कैथल 


कोटड़ा 


53 


5 


16 


3 


4 


34 


14/1 , 15/1 , 17/2 , 23/1 व 24/1 


कुल क्षेत्रफल : 


5 


16 


या 0.72 एकड़ 


राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 


सूरज प्रकाश अग्रवाल , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भाखड़ा जल सेवाएं परिमण्डल, कैथल । 


768 


HARYANA GOVT. GAZ ., JUNE 17 , 2014 (JYST . 27 , 1936 SAKA ) 


( PART1 


IRRIGATION DEPARTMENT 


Declaration 


The Sth June , 2014 


No. 5271/268 -WP. - Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specifiod below is needed by 
the Government ,at public expenses, for a public purpose, namely , for " The extension of Kotra Minor from RD 22900 
to 35208 in village namely Kotra , tchsil & district Kaithal." 


The notification under Section 4, has been issued and published vide Haryana Government Gazette (Ordinary) 
Notification No. 9302/ 268 -WP , dated 2nd September, 2013. 


It is hereby declared that the land in locality described below is needed for the above purpose . This declaration 
is made under the provisions of Section 6 of Land Acquisition Act, 1894 for the information of all to whom it may 


concem . 


The plan of land and all other details can be inspected in the office of District Revenue Officer-cum -Land 
Acquisition Coilector, Ambala and the Executive Engineer, Pundri Water Services Division , Kaithal on any working 
day . 


Specification 


District 


Tehsil 


Village 


Killa No. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Xanal Marla 


Rectanzic 
No. 


i 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


A strip of land as shown in 
sh3zra piar and 
demarcated ai siie and 
failing in the field as per 
detail ziven below . 


Kaithal 


Kaithal 


Kurra 


53 


5 


16 


3 


4 


34 


14/1 , 15/1 , 17/2 , 23/1 & 24/1 


Total Area : 


5 

16 
Or 0.72 Acre 


Gy Order ofGovernor of Haryana . 


SURAJ PAKKASH AGGARWAL , 

Superintending Engineer, 
Bhakra Water Services Circlc , Kaithal. 


52289_C.S. - H.G.P ., Chd. 


